रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD . NO . D. L.-33004/ 99 


मध्यमेापवते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


त 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II - - Section 3 - Sub - section (i ) 

प्राधिकार से प्रकाशित । 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 388 ] 
No. 388 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जुलाई 14, 2011 / आषाढ़ 23 , 1933 . 
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 14 , 2011 /ASADHA 23 , 1933 


- 


कॉपोरेट कार्य मंत्रालय 


- 


- 
- 
- 
- 


. 
. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 14 जुलाई , 2011 

केन्द्र सरकार , कम्पनी अधिनियम , 1956 (1956 का 1 ) की धारा 
20 एवं 21 के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) के खंड ( क ) और ( ख ) द्वारा प्रदत शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , एतदद्वारा कम्पनी ( केन्द्र सरकार के ) सामान्य नियम एवं प्रपत्र, 1956 को 
संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , नामत: - 


1. 


(1 ) 


इन नियमों को कम्पनी ( केन्द्र सरकार के ) सामान्य नियम एवं प्रपत्र ( संशोधन ) 
नियम , 2011 कहा जाएगा । 
ये नियम 24 जुलाई , 2011 से प्रवृत्त होंगे । 


__ ( 2 ) 


वर्तमान नियम 4क को निम्नलिखित नियम 4क द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : 
[ नियम 4क धारा 20 एवं 21 - (1 ) किसी प्रस्तावित नाम या किसी कंपनी के तहत 
किसी कंपनी के प्रवर्तक उसके नाम में परिवर्तन करने के लिए जिस राज्य में प्रस्तावित 
कंपनी या बनाई जाने वाली कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है उस राज्य में कंपनी 
रजिस्ट्रार के पास एक आवेदन करेगा। 


( 2) यह आवेदन फार्म कि में किया जाएगा एवं उसके साथ 1000 / - रुपए का शुल्क 

भी जमा किया जाएगा । 
(3) रजिस्ट्रार इस बात की जांच करेगा कि क्या जिस परिवर्तित नाम या वह नाम 

जिससे प्रस्तावित कंपनी पंजीकृत की जानी है , जैसा भी मामला हो , धारा 20 के 
2645 GI/ 2011 


- 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC. 3(i)] 
अनुसार अवांछनीय है । यदि नाम अवांछनीय है तो वह सामान्यत: आवेदन प्राप्ति 
के तीन दिनों के भीतर उसे अस्वीकार कर सकता है या नये नाम के साथ 
आवेदन पुन : जमा करने के लिए कह सकता है या आगे सूचना मांग सकता है । 


बशर्त आवेदक को पहली बार अदा किए गए शुल्क के विरूद्ध मूल आवेदन जमा 
करने के पश्चात नाम उपलब्धता के लिए अपने प्रस्ताव जमा करने हेतु अधिकतम दो 
अवसर प्रदान किए जाएंगे । यदि पंजीयक द्वारा इस प्रकार जमा किए गए एवं पुनः जमा 
किए प्रस्ताव अनुमोदन हेतु उपयुक्त नहीं पाएं जाते है तो वह दूसरी बार पुनः जमा किए 
जाने के पश्चात आवेदन अस्वीकार कर सकता है । तथापि , आवेदक निर्धारित फीस सहित 
पुन : स्वच्छ आवेदन प्रस्तुत कर सकता है । 


बशर्ते नई कंपनी के नाम का आवेदन यदि व्यवसाय कर रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट , कंपनी 
सचिव या लागत लेखाकार द्वारा प्रमाणित है तो आवेदन की प्रक्रिया एवं जांच एमसीए-21 
प्रणाली में की जाएगी एवं नाम का अनुमोदन ऑनलाइन किया जाएगा । 


( 4) कंपनी पंजीयक द्वारा कंपनी या कंपनी के प्रवर्तकों को यह सूचित करने पर कि 

परिवर्तित नाम या वह नाम जिससे प्रस्तावित कंपनी पंजीकृत है , जैसा भी मामला 
हो , अवांछनीय नहीं है तो ऐसा नाम उक्त कंपनी या कंपनी के उक्त प्रवर्तकों द्वारा 
नाम की अनुमति मिलने की तिथि से साठ दिनों की अवधि के लिए अपनाए 
जाने हेतु उपलब्ध होगा : 


बशर्ते इस प्रकार अनुमत नाम यदि अनुमति की तिथि से साठ दिनों के भीतर नहीं 
अपनाया जाता है तो नाम की अनुमति समाप्त हो जाएगी। नाम की अनुमति प्रदान की 
जाने की तिथि से साठ दिन बीत जाने के पश्चात कोई अवधि विस्तार प्रदान नहीं किया 
जाएगा । 


बशर्ते इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से पहले पंजीयक द्वारा अनुमति प्रदान 
किया गया नाम, यदि नहीं अपनाया जाता है तो , प्रारंभिक अनुमति की तिथि से साठ 
दिन बीत जाने के पश्चात एवं आर्ग तीस दिन, यदि पुनर्नवीकृत किया गया हो, समाप्त हो 
जाएगा । 


3. फार्म 1क को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। 


[ भाग II - खण्ड 3 (1) ] 


. . भारत का राजपत्र : असाधारण 


M 


प्रपत्र कि 
(कंपनी अधिनियम , 1956 की धारा 20 एवं 
21 के अनुसरण में ) 


नाम की उपलब्धता या परिवर्तन हेतु 
आवेदन प्रपत्र 


टिप्पणी- * चिहित सभी स्थानों को अनिवार्य रुप से भरें । नाम के ऑनलाईन अनुमोदन 
की प्राप्ति के लिए विवरण हेतु निर्देशिका का अवलोकन करें । 


1. * आवेदन का उद्देश्य 

नाम में परिवर्तन के लिए 


नई कंपनी के निगमन के लिए 0 मौजूदा कंपनी के 


भाग का नाम की उपलब्धता 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


2. आवेदक का ब्यौरा ( यदि आवेदक को डीआईएन आबंटित की गई है तो डीआईएन 

भरना अनिवार्य है ) 
( क ) *निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन ) .................... पहले से भरा हुआ 
या आयकर स्थायी खाता संख्या 
( आयकर पैन ) या पासपोर्ट संख्या 
( ख ) नाम 
( ग ) व्यवसाय 
( घ ) * पता पंक्ति । 

__ पंक्ति . . .. . . .. . . . .. . 
(ड ) शहर 
( च ) राज्य . . .... 

( छ )* पिनकोड ... 
( ज ) * आईएसओ राष्ट्र कोड ................. 
( झ ) देश 
( ञ)* ई- मेल आईडी 
( ट ) दूरभाष ...................... ( ठ ) फैक्स ................. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


... ........ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


3. ( क )* कंपनी का प्रकार नई कंपनी ( अन्य ) 0 धारा 25 कंपनी 

० भाग IX कंपनी ० उत्पादक ( भाग IXक ) कंपनी 
( ख) * प्रस्तावित कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट 0 पब्लिक 0 प्राइवेट 
( ग ) * प्रस्तावित कंपनी का वर्ग बताएं 
( घ ) * प्रस्तावित कंपनी का उप- वर्ग बताएं 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC , 3 (i) ] 


4.* क्या प्रस्तावित कंपनी के पास 0 शेयर पूंजी है ० शेयर पूंजी नहीं है 


5. *उस राज्य का नाम जहां प्रस्तावित कंपनी पंजीकृत की जानी है 


6.* उस कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय का नाम जहां प्रस्तावित कंपनी पंजीकृत की जाएगी 


. . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


7 . प्रवर्तकों का ब्यौरा ( संगम ज्ञापन (एमओए ) के प्रस्तावित प्रथम अभिदाता ) 
( यदि प्रवर्तकों को डीआईएन आबंटित कर दिया गया है, तो डीआईएन की प्रविष्टि 
अनिवार्य है । 
* प्रवर्तको की संख्या प्रविष्ट करें (संगम ज्ञापन (एमओए) के प्रस्तावित प्रथम अभिदाता ) 


| * वर्ग .. ...... 
डीआईएन या आयकर पैन या पासपोर्ट संख्या या कारपोरेट पहचान संख्या 
( सीआईएन ) या विदेशी कंपनी पंजीकरण संख्या (एफसीआरएन ) या कोई अन्य 
पंजीकरण संख्या .. 

..... पहले से भरा हुआ 
* नाम 


. 


. 


. 


" 


| * वर्ग.......... ....... 
डीआईएन या आयकर पैन या पासपोर्ट संख्या या सीआईएन या एफसीआरएन या 
कोई अन्य पंजीकरण संख्या .............. 

........... पहले से भरा हुआ 
* नाम .............................................. 


8. क्या किसी प्रैक्टिसरत व्यावसायिक द्वारा आवेदन को प्रमाणीकृत किया जा रहा है 

0 हां नहीं 


[ भाग II — खण्ड 36 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


. 


9. कंपनी का प्रस्तावित नाम ( कृपया चयनित क्रम में 6 नाम दें ) 
( नई कंपनी के मामले में , यदि प्रपत्र का प्रमाणीकरण किसी प्रैक्टिसरत व्यवसायिक द्वारा 
किया जा रहा है, तो मात्र एक नाम प्रविष्ट किया जाए ) 


( क ) * 


( ख ) 


. . .. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( घ ) 
( ड ) 
( च ) 


... .. 


10. प्रस्तावित नाम / नामों में मुख्य या गढ़े गए शब्द ( संक्षेप में ) 


. 


. 


- 


. 


. 


. 


. 


( क ) 
( ख ) . .... 
( ग ) ....... 
( घ ) .... .... 
( इ ) ......... 
( च ) ...... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


.. 


.. 


.. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


11 . यदि नाम किसी मौजूदा कंपनी या विदेशी कंपनी के समान है, तो ऐसी कंपनी का 
नाम दे। साथ ही, बोर्ड संकल्प के द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें । 


( क ) क्या मौजूदा कंपनी है या विदेशी कंपनी 


मौजूदा कंपनी ० विदेशी कंपनी 


( ख ) मौजूदा कंपनी के मामले में , सीआईएन दें 


........ पहले से भरा हुआ 


( ग) कंपनी का नाम .. 


पहले से भरा हुआ 


12. * संगम ज्ञापन में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित कंपनी के मुख्य उद्देश्य 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . . . . . . . .. . 


. 


. 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


- 


. .... ... ...... ... 


.... ..... ..... .... ..... .. .. ..... ... 


. 


284542/ 1 -2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC . 3(i)]] 
13.* क्या प्रस्तावित नाम / नामों में ऐसा कोई शब्द या अभिव्यक्ति है जिससे यह प्रतीत 
होता हो कि कंपनी किसी भी तरीके से केन्द्र सरकार किसी राज्य सरकार या केन्द्र 
सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी कानून के तहत एक समय अवधि के लिए 
गठित किसी स्थानीय निकाय, निगम या निकाय से जुड़ी हो या उसके संरक्षण में हो । 
यदि हां , तो केन्द्र सरकार से अनापत्ति के प्रमाण के रुप में अनुमोदन की प्रति संलग्न 
करें । 0 हां 0 नहीं 


14.( क ) प्रस्तावित प्राधिकृत पूंजी (रुपये में ) ........ 

( ख) प्रस्तावित प्राधिकृत पूंजी ( शब्दों में ) .. 


15. * प्रस्तावित निदेशकों के ब्यौरे ( यदि प्रस्तावित कंपनी एक निजी कंपनी हो तो दो 
निदेशकों की सूचना दें अथवा प्रस्तावित कंपनी यदि एक पब्लिक कंपनी हो तो तीन 
निदेशकों के संबंध में सूचना दे अथवा प्रस्तावित कंपनी यदि एक उत्पादक कंपनी हो तो 
पाँच निदेशकों के संबंध में सूचना प्रदान करें । 


.. . . ..... 


* डीआईएन ................ 

...... पहले से भरा हुआ 
नाम .... 
पिता का नाम.............. 
राष्ट्रीयता ...................जन्म तिथि (दिन / माह / वर्ष)..................... 
आयकर पैन .................. 
मतदाता पहचान काई संख्या .................... पासपोर्ट संख्या....... 
वर्तमान आवासीय पता 


. . .. . .. . . . . . 


. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . 


- 


II . 


* डीआईएन ................. 


. 


. 


. 


. 


... ... पहले से भरा हुआ 
नाम . 
पिता का नाम ... 
राष्ट्रीयता ..... ............ जन्म तिथि (दिन / माह / वर्ष)..................... 
आयकर पैन ................... 
मतदाता पहचान कार्ड संख्या ................ .... पासपोर्ट संख्या. . .. 
वर्तमान आवासीय पता 


.. . .. ... .... ... . . .. 


भाग [... - खण्ड 30 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
16 . (क ) क्या प्रस्तावित नाम किसी पंजीकृत ट्रेड मार्क पर आधारित है या ट्रेड मार्क 

अधिनियम के तहत पंजीकरण हेतु अनिर्णित पड़े किसी आवेदन की विषय 
वस्तु है । 

० हां 

नहीं 
( ख ) यदि हां , तो ट्रेड मार्क या आवेदन का ब्यौरा दें । 


. . .. . . . . . .. . . .. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


............ ... ........... 

.......... 


. 


. 


. 


. 


भाग खः नाम में परिवर्तन के मामले में 


. 


. 


. 


. 


. 


17 . ( क ) * कंपनी का सीआईएन 

........ पहले से भरा हुआ 
( ख ) कंपनी की वैश्विक स्थिति संख्या ( जीएलएन ) ..................... : 
18. ( क ) कंपनी का नाम 

( ख ) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


" 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. । 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( ग )* कंपनी की ईमेल आईडी ........... 
( घ ) वर्तमान प्राधिकृत पूंजी ( रुपये में ) ........... 
( इ ) वर्तमान प्राधिकृत पूंजी ( रुपये शब्दों में ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. . . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( च ) सदस्यों की अधिकतम संख्या ...... 


19. ( क )* क्या नाम में परिवर्तन से कंपनी के मुख्य उद्देश्यों में परिवर्तन की अपेक्षा है। 

0 हां नहीं 
( ख )* नाम में परिवर्तन के कारण (उपर्युक्त का उत्तर हां होने पर , कंपनी के 
प्रस्तावित मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख करें ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART JI - SEC . 3(1) ] 


संलग्नक 


संलग्न 


संलग्न 


संलग्नकों की सूची 


संलग्न 


1 . अनापत्ति के प्रमाण के रुप में मौजूदा 

कंपनी अथवा विदेशी कंपनी के बोर्ड 

संकल्प की प्रति संलग्न करें । 
2. अनापत्ति के प्रमाण के रुप में केन्द्र 

सरकार से अनुमोदन की प्रति 
3. यदि कंपनी का नाम ट्रेड मार्क या 

कार्यभार की डीड हेतु आवेदन पर 
आधारित है तो ट्रेडमार्क या ट्रेड मार्क 

का उपयोग करने हेतु प्राधिकार 
4. किसी मौजूदा कंपनी के नाम में 
परिवर्तन के मामले में बोर्ड संकल्प 

की प्रति 
5. यदि परिवर्तन केन्द्र सरकार की ओर 

से प्राप्त निर्देश के कारण है तो ऐसे 
निर्देश की प्रति 
6. वैकल्पिक संलग्नक , यदि कोई हो 


संलग्न 


संलग्नक हटाएं 


संलग्न 


संलग्न 


सत्यापन 
0 मैं एक प्रवर्तक हूं ( संगम ज्ञापन का प्रस्तावित प्रथम अभिदाता ) तथा मुझे अन्य 
प्रस्तावित प्रथम अभिदाताओं द्वारा इस आवेदन को हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने 

के लिए प्राधिकृत किया गया है। 
* 0 मैंने नाम की उपलब्धता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 तथा उसके तहत 

बनाए गए नियमों एवं निर्धारित दिशा - निर्देशों का अध्ययन किया है, उनका अर्थ 

समझा है एवं प्रस्तावित नाम उनके अनुसार है । 
* 0 मैंने प्रस्तावित नाम / नामों की पूर्व पंजीकृत अथवा पहले से अनुमोदित कंपनियों 

तथा सीमित देयता भागीदारी ( एलएलपी ) के साथ सदृश्यता की जांच करने हेतु 

एमसीए पोर्टल पर उपलब्ध खोजी सुविधाओं का उपयोग किया है । 
* 0 प्रस्तावित नाम समय - समय पर संशोधित संप्रतीक और नाम ( अनुचित प्रयोग 

निवारण ) अधिनियम , 1950 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते है । 
* 0 प्रस्तावित नाम किसी भी वर्ग के लोगों के लिए अप्रिय नहीं हैं अर्थात् प्रस्तावित नाम 

में कोई दूषित शब्द या ऐसा कोई शब्द या वाक्यांश नहीं है जिन्हें सामान्य तौर पर 
नैतिक वर्ग, धर्म , लिंग या वंश के विरुद्ध निंदा के रुप में लिया जा सकता है । 


भाग II खण्ड 36 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
* प्रस्तावित नाम ऐसा नहीं है जिससे इस समय विद्यमान किसी भी कानून का 

उल्लंघन होता है । 
0 मैंने संबंधित अधिनियम / नियामक, जैसे आईआरडीए , आरबीआई, सेबी, एमसीए 

आदि में अनिवार्य बनाई गई अपेक्षाओं का अनुपालन किया है । 
( लागू यदि प्रस्तावित नाम में शब्द जैसे, बीमा , बैंक , स्टॉक एक्सचेंज , बैंचर कैपिटल 
परिसम्पत्ति प्रबंधन, निधि , म्युचुअल फंड, वित निवेश, लिजींग, हायर - परचेज आदि 

या इनके संगम से बना कोई शब्द शामिल हो ) 
* 0 मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस आवेदन तथा उसके संलग्नकों में 

दी गई सूचना सही एवं पूर्ण है तथा प्रस्तावित नाम ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के 
तहत किसी इंटिटि या व्यक्ति या ट्रेडमार्क , जो पंजीकरण हेतु किसी आवेदन की 
विषय-वस्तु है, या अन्य किसी व्यक्ति के ट्रेडमार्क अधिकारों का अतिक्रमण नहीं 

करता है । 
० मुझे निदेशक मंडल की संकल्प संख्या................ 

दिनांक ..... .......................... (दिन / माह / वर्ष ) के द्वारा इस आवेदन को हस्ताक्षर 

करने एवं इससे प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । 
* 0 यदि नाम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 20 एवं 21 के प्रावधानों तथा निर्धारित 

दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके परिणामों के लिए मैं पूर्णतया उत्तरदायी 
होने का वचन देता हूं। 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


डिजीटली हस्ताक्षर करें 
आवेदक या कंपनी का प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव 
* पदनाम 
* आवेदक का डीआईएन या आयकर पैन या पासपोर्ट संख्या; या ........ 
निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक का डीआईएन; या प्रबंधक की आयकर 
पैन ; या सदस्यता संख्या, यदि लागू हो या सचिव की आयकर पैन 
(किसी कंपनी का सचिव, जो आईसीएसआई का सदस्य न हो , अपना 
आयकर पैन दे सकता है) 
प्रैक्टिसरत व्यवसायिक द्वारा प्रमाणपत्र 
0 एतदद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निम्नलिखित के निगमन के संबंध में 
आवेदक द्वारा रखे गए रिकार्ड से उपर्युक्त ब्यौरों ( संलग्नक सहित ) का सत्यापन किया है 


. 


. 


.... . . ...... .. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


तथा उन्हें सत्य एवं सही पाया है । आगे मैं यह प्रमाणित करता हूं किः 
0 इस प्रपत्र में सभी अपेक्षित संलग्नक पूर्ण रुप से संलग्न किए गए हैं 
64562/ 11 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - - SEC . 3(i)] 
0 मैंने प्रस्तावित नाम / नामों की पूर्व पंजीकृत अथवा पहले से अनुमोदित कपनियो तथा 
सीमित देयता भागीदारी ( एलएलपी ) के साथ सदृश्यता की जांच करने हेतु एमसीए पोर्टल 
पर उपलब्ध खोजी सुविधाओं का उपयोग किया है । 
0 प्रस्तावित नाम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 20 के प्रावधानों के तहत अवांछित 
नहीं है तथा यह नाम उपलब्धता दिशा-निर्देश, 2011 के समरुप भी है । 
0 चार्टर्ड अकाउंटेन्ट ( पूर्ण कालिक प्रैक्टिसरत ) या 
0 लागत लेखाकर ( पूर्ण कालिक प्रैक्टिसरत 
0 कंपनी सचिव ( पूर्णकालिक प्रैक्टिसरत ) या 
क्या एशोसिएट है या फेलो 0 एशोसिएट 0 फेलो 
सदस्यता संख्या या प्रैक्टिस संख्या का प्रमाणपत्र 


संशोधन 


चैक फार्म 


पूर्व संविक्षा 


प्रस्तुत 


सिर्फ कार्यालय प्रयोग हेतु 

फाईलिंग का ब्यौरा दें 
ई फार्म सर्विस रिक्वेस्ट संख्या (एसआरएन ) 
ई फार्म फाईलिंग की तिथि ...................... ( दिन / माह / वर्ष ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


जमा होने की पुष्टि करें 


प्राधिकृत अधिकारी का डिजीटल हस्ताक्षर 
एतद्द्वारा यह ई-फार्म स्वीकृत किया जाता है . 
एतद्वारा यह ई- फार्म अस्वीकृत किया जाता है । 
हस्ताक्षर की तिथि 

......... (दिन / माह / वर्ष ) 

अथवा 


यह ई -प्रपत्र कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा इलेक्ट्रानिक मोड़ के माध्यम से आवेदक द्वारा नाम 
उपलब्धता दिशा-निर्देशों के अनुसार दी गई सत्यता के विवरण एवं प्रैक्टिसरत व्यावसायी 
द्वारा दिए गए प्रमाणन के आधार पर अनुमोदित किया जाता है । 

[ फा. सं. 17/ 90/ 2011 - सीएल - V ] 

___ जे. एन . टिक्कू , संयुक्त निदेशक 
टिप्पण : प्रधान अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 432 दिनांक 18 जनवरी , 1956 द्वारा प्रकाशित की गई थी एवं 

सा. का . नि , 514 ( अ ) दिनांक 7 जुलाई , 2011 इसमें पिछला संशोधन किया गया था । 


[ ATT Il - CUS 3 (1) ] 


__ भारत का राजपत्र : असाधारण 


: 11 


wh 


TM 


MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS 


. .. . - - . - 


- 


- 


- 


- 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th July , 2011 
GS.R . 533 ( E ). - In exercise of the powers conferred by clauses ( a ) and ( b ) of 
sub -section (1 ) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956 ) read with 
sections 20 and 21 of the Companies Act, 1956 and all other powers hereunto 
enabling the Central Government hereby makes the following rules , further to 
amend the Companies (Central Government s) General Rules and Forms, 1956 
namely : 


III 


1. Short title and commencement 
(1 ) These rules may be called the Companies (Central Government s ) 

General Rules and Forms (Amendment) Rules, 2011 . 
(2) They shall come into force with effect from 24th July , 2011 . 


2. The existing Rule -4A shall be substituted by the following Rule 4A : 

“ Rule 4A . Sections 20 and 21 (1) The promoters of a company under a 
proposed name or a company seeking to change its name may make an 
application to the Registrar of Companies of the State in which the 
registered office of the proposed company or of the company to be or is 
situated . 


i 


( 2 ) The application shall be in Form 1A and be accompanied by a fee of 


rupees one thousand only . 


( 3 ) The Registrar shall cause to examine the application as to whether 
the changed name or the name with which the proposed company is to 
be registered , as case may be , is undesirable within the meaning of 
section 20 . In case the name is undesirable , he may reject the same or 
ask for resubmission of the application with new names or call for 
further information , ordinarily within three days of receipt of the 


application . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II- SEC. 3(1)] 


Provided that the applicants shall be given only upto two opportunities 


for re - submission of their proposal against the fee paid in the first 


instance for name availability after the original application is filed . In 


the event the registrar does not find the proposals so submitted and re 


submitted as fit for approval, he shall reject the application after the 
second re - submission . However , the applicant will be at liberty to file 
fresh application along with prescribed fee. 


Provided further that when the application of the name for new 
company is certified by a practising Chartered Accountant, Company 
Secretary or Cost Accountant , the form shall be processed and examined 
electronically under MCA21 System and the name will be approved 
online. 


(4 ) Where the Registrar of Companies informs the company or the 
promoters of the company that the changed name or the name with 
which the proposed company is to be registered , as the case may be, is 
not undesirable , such name shall be available for adoption by the said 


company or by the said promoters of the company for a period of sixty 


day from the date , the name is allowed : 
Provided that if the name so allowed is not adopted on or before the 
expiry of sixty days from the date it is allowed , the name allowed shall 
lapse. No extension will be granted after expiry of sixty days from the 
date , the name is allowed . 


Also provided that the name allowed by the Registrar before the date of 


this notification comes into force , if not adopted , shall lapse after the 


expiry of a period of sixty days from the date on which it was initially 
allowed and further thirty days , if renewed .” 


3. 


For , Form 1A , the following shall be substituted : 


( 


3 (1) ] 


creamy a 


: 


ATEITRUY 


. 


: 


132 


wwwwwwwwwwwwww 


wwwwww 


w wwwwwwwww 


FORM 1A 


Application form for availability or change of name 


Pursuant to sections 20 and 21 
of the Companies Act, 1956) 


Note - All fields marked in * are to be mandatortly filled . Rofer instruction kit for dotails with reference to 
obtaining online approval of name. 
1. *Application for Incorporating a new company 0 Changing the name of an existing company 

Part A : Availability of name 
2 . Details of applicant On case the applicant has been allotted DIN , then it is mandatory to enter such DIN ) 
( a) * Director identification number (DIN ) or Income tax 

permanent account number(Income tax PAN ) or passport number 
(b) *Name 


(C) *Occupation 
(d ) * Address 


Line 


Line it 


(0 ) * City 
(0 *State 

(9 ) * Pin code 
(h ) * ISO country code 
(1) Country 
0 e-mail !0 
( k ) Phone 

( ) Fax 
3 . ( a) * Type of company ( New Company( others ) [] Section 25 company | Part IX company Oroducer (PartIXA ) company 

(b) " State whether the proposed companyis public or private Public Private 
70) State the category of proposed company 

(d )" State the sub -category of proposed company 
4 . Whether the proposed company is Having share capital 

Not having share capital 
5. *Name of the state in which the proposed company is to be registered 
6 . * Name of office of the Registrar of Companies in which the proposed company is to be registered 


- 


7. Detalls of promotors (proposed first subscribers to Mormorandum of association (MOA )) 
(In case the promoterts ) has been allotted DIN , then it is mandatory to enter such DIN ) 

* Enter the number of promoters (proposed first subscribers to MOA ) 


* Category 


* DIN or Income- tax PAN or passport number or corporate 
identity number (CIN ) or foreign company registration 
number (FCRN ) or any other registration number 
*Name 


*Category 


*DIN or Income-tax PAN of passportnumber or CIN or 
FCRN or any other registration number 


* Name 


1 


2645G2/1 - 4 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — Sec . 3 (1)] 
8. Whether the application is being certified by a practicing professional Yes No 
9 . Proposed name of the company (Please give 6 names in order of preference ) 

(In case of new company, if the fom is being certified by a practicing professional, only one name is to be entered .) 


- 


- 


State the significance of the key or coined word (s), if any, in the proposed name(s) (in brief ) 


11. In case name is similar to any existing company or to the foreign holding company , specify name of such company . 

Also , attach copy of No Objection Certificate by way of board resolution 
(a ) Whether existing company orforeign holding company Existing company Foreign holding company 


(b ) in case of existing company , provide CIN 
( c ) Name of the company 


12 . *Main objects of the proposed company to be included in its MOA 


Yes 


No 


13. Whether the proposed nama (s ) contains any word or expression which is likely to give the 

impression that the company is in any way connected with , or having the patronage of, the 
Central Government, any State Government, or any local authority , corporation or body 
constituted by the contral or any State Goverment under any law for the time in force . If yes, 
attach copy of approval from Central Government as a proof of no objection . 


: {41 II Wue 3 ( i) 


. . 


- भारत का राजपत्र : असाधारण 


14.(a)Proposed authorised capital 


in Rs.) 
(in words) 


. 


. (b ) Proposed authorised capital 


نضمن 


15 .* Particulars of proposed director(s) ( specify information of two directors in case the proposed company is a private 

company or specify information of three directors in case the proposed company is a public company of specify 
infomation of five directors in case the proposed company is a producer company ) 


* DIN 


Name 


Father s Name 


- 


- 


- 


METY 


Nationality 
Income tax PAN 
Voter identity card number 


Date of birth (DD /MM /YYYY) 
Passport number 


Present residential address 


L 


yonya 


11. } * DIN 


Name 


Father s Name 


Nationality 


Date of birth (DD /MM /YYYY ) 


Passport number 


income- tax PAN 
Voter identity card number 


نیننسسينسينسكسنضع 


L 


للنلننمنننينفعنیستنسن 


Present residential address 


2645 GI / 11 - 5 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART IL - Sec . 3 (1)] 


16 .(a ) Whether the proposed name(s ) are based on a registered trade mark or is the subject matter of an application 
pending for registration under the trade marks Act 

Yes No 
(b ) If yes , furnish particulars of trade mark or application 


Part B : in case of change of name 
17 .(a ) * CIN of company 

(b) Global location number (GLN ) of company 


. . 


18 .( a ) Name of the company 


(b ) Address of the 

registered office 
of the company 


. .. 


LULA 


: 


(C) * e-mail ID of the company 


(d) Present authorised capital 


(in Rs.) 


(e) Present authorised capital (in words) 


(1) Maximum number of members 


19.(a)*Whether the change in name requires change in main objects of the company Yes No 

(b ) * Reasons for change in name (in case of yes above,mention proposed main objects of the company) 


List of attachments 


21 


. . 


: 


. . 


. . 2 


Attachments 
- 1. Copy of Board resolution of the existing company or 

foreign holding company as a proof of no objection 
2 . Copy of approval from Central Government as a proof of 

no objection 
3 . Trademark or authorisation to use trade mark , if the 

name of the company is based on trade mark or 

application for deed of assignment 
4 . In case of change of neme of an existing company , 

a copy of Board resolution 
5 . If change is due to a direction received from the Central 

Government, then a copy of such direction 
6 . Optional attachments if any 


Verification 
Diam a promoter for posed first subscriber to the MOA ) and I am also authorised by the other proposed first subscribers to sign 

and submit this application . 
I have gone to the provisions of the Companies Act, 1956 , the rules and prescribed guidelines framed there under in 
respect of availability ofmame, understood the meaning thereof and the proposed name(s) istare in conformity thereof. 


· [ 971 IKDVE 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


17 


. 


i have used the search facilities available on the portal of the Ministry of Corporate Affairs (MCA ) for checking the resemblanco 
wo of the proposed name(s ) with the companies and Limited Liability Partnerships (LLPs ) respectively already registered or the 

names already approved . 
* The proposed name(s ) is /are not in violation of the provisions of Emblems and Names (Prevention of improper Use ) Act, 1950 

as amended from time to time . 
The proposed name is not offensive to any section of people , e. g ., proposed name does not contain profanity or words or 
phrases that are generally considered a slur against an ethnic group , religion , gender or heredity . 

The proposed name(s) is not such that its use by the company will constitute an offence under any law for the time being in force . 
1 I have complied with all the mandated requirements of the respective Actregulator, such as IRDA , RBI, SEBI, MCA etc . 

(applicable only in case proposed name includes words like Insurance , Bank , Stock Exchange , Venture Capital, Asset 
Management, Nidhi, MutualFund , Finance , Investment, Leasing , Hire purchase etc . or any combination thereof) 
To the best of my knowledge and belief, the intormation given in this application and its attachments is correct and complete , 
and the proposed name does not infringe the registered trademark rights of any entity or person or a trademark which is subject 
of an application for registration , of any other person under the Trade Marks Act, 1999 . 
I have been authorised by the Board of directors resolution number 

dated 

(DD /MM /YYYY ) 
to sign and submit this application . 
O I undertake to be fully responsible for the consequences, in case the name is subsequently found to be in contravention of the 

provisions of section 20 and 21 of the Companies Act, 1956 and the prescribed guidelines . . 


To be digitally signed by 
Applicant or managing director or director ormanager or secretary of the company 
* Designation 
*DIN or income-tax PAN or passport number of the applicant or DIN of the director or Managing Director, or { 
Income - tax PAN of the manager ; or Membership number, if applicable or income- tax PAN of the secretary 
( secretary of a company who is not a member of ICSi, may quote his / her income-tax PAN ) 
Certificate by practicing professional 
17 It is hereby certified thatI have verified the above particulars (including attachment(s)) from the records maintained by the 

applicant in respect of incorporation of 


and found them to be true and correct. I further certify that : 
n all required attachment(s ) have been completely attached to this form . 
m i have used the search facility available on the portal ofMinistry of Corporate Affairs (MCA ) for checking the resemblance of 

the proposed name( s ) with the companies and LLPs respectively already registered or the name already approved . 
7 the proposed name is not an undesirable name under the provision of section 20 of the Companies Act, 1956 and also is in 

conformity with Name Availability Guidelines , 2011. 
Chartered accountant (in whole- time practice ) or Cost accountant (in whole - time practice) or 
O Company secretary (in whole - time practice ) 
Whether associate or fellow Associate Fellow 
Membership number or certificate of practice number 


r 


eFom filing date 


(DD /MM /YYYY ) 


For office use only : 
eForm Service request number (SRN ) 
Digital signature of the authorising officer 
This e- Fom is hereby approved 


. 


نننننطينننننننخنتة 


This e -Form is hereby rejected 


Date of signing 


(DD /MMYYYY ) 


S 


ESSA 


OR 


: 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II 


SEC . 300) 


m 


This eForm has been approved by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of 
correctness given by the applicant and certification given by the practicing professional, in terms of the Name Availability 
Guidelines . 

{ F . No. 17 /90 / 2011 - CL . VI 

J . N . TIKKU , Jt. Director 
Note : The Principal notification was published vide number GS .R . 432 dated the 18th January , 

1956 and last amended vide G .S .R . 514 ( E ) dated the 7th July , 2011 . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 ., 


